तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05- 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 196 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 मई 2019 - ज्येष्ठ 10, शक 1941 


कौशल विकास, तकनीकी, शिक्षा एवं रोजगार विभाग 

मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 15 मई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 17 / 2019 / कौ. वि . / 42. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण ( चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम 
2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 
उक्त नियमों में , 
1. नियम 6(1)(क) के प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए : 

तकनीकी पद हेतु लिखित / कौशल परीक्षा एवं गैर तकनीकी पद हेतु मेरिट योग्यता अंक के आधार 
पर, सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया वही होगी जैसा कि राज्य शासन निर्धारित करेगा । 
नियम 11(3 ) के प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए : 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार पदोन्नति की जायेगी । 
उक्त नियमों की अनुसूची में , 

__ 1. अनुसूची - एक , दो , तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् : 


391 


392 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


अनुसूची - एक 
(नियम 5 देखिए) 


__ 


4 


1 


स . पदों का नाम | पदों की वर्गीकरण वेतनमान नियुक्ति 

टिप्पणी 
संख्या 

प्राधिकारी 
23 5 

7 
तकनीकी / गैर तकनीकी संवर्ग 
कर्मशाला 390 चतुर्थ | 4750 - प्राचार्य (प्राचार्य | प्रत्येक संस्था में कर्मशाला सहायक 
सहायक 

श्रेणी | 7440 + 1400 वर्ग - 1 / के स्वीकृत पदों को निम्नलिखित 

प्राचार्य वर्ग - 2 ) ट्रेड से क्रमानुसार भरा जायेगा 

1. पद - विद्युतकार 
2. पद - वेल्डर 
3. पद – फिटर 
4. पद – मोटर मेकेनिक / डीजल 
मेकेनिक / ट्रेक्टर मेकेनिक 
/ ड्राईव्हर कम मेकेनिक ( इनमें से 
कोई एक) 
5 . पद - कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ( कोपा), डाटा 
एण्ट्री आपरेटर / मेकेनिकल 
कम्प्यूटर हार्डवेयर ( इनमें से कोई 
एक) 
6. पद – इलेक्ट्रॉनिक्स 
7. पद - वायरमेन 
8. पद – कटिंग एवं टेलरिंग / ड्रेस 
मेकिंग / फैशन टेक्नालॉजी / स्टेनो 
हिन्दी / स्टेनो अंग्रेजी ( इनमें से 
कोई एक ) 
यदि किसी संस्था में आठ से 
अधिक पद स्वीकृत हो तो 

उपरोक्तानुसार भरे जायेंगे । 
2 दफ्तरी 

चतुर्थ 4750 - 7440 | तदैव 
श्रेणी + 1400 


चतुर्थ 


तदैव 


4750 - 7440 

+ 1400 


श्रेणी 


वाहन 
चालक 
संचालनालय 
भृत्य , 
चौकीदार , 
स्वीपर 


1472 


तदैव 


चतुर्थ 
श्रेणी 


4750 - 7440 

+ 1300 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


392 ( 1 ) 


अनुसूची - दो 
(नियम 6 देखिये ) 


टिप्पणियां 


कुल 


स . | सेवा में सम्मिलित पदों | पदों की | भरे जाने वाले पदो की संख्या का प्रतिशत 
के नाम 

संख्या 

सीधी भर्ती | सेवा के । अन्य सेवा से 

द्वारा सदस्यों की । व्यक्ति की 
[ नियम पदोन्नति । प्रतिनियुक्ति या 
( 6 ) (1 ) द्वारा [ नियम स्थानांतरण 

( 6 ) (1) ( ख ) द्वारा [नियम 
देखिये ] | देखिये] ( 6 ) (1 ) ( ग ) 

देखिये 

6 
तकनीकी / गैर तकनीकी ( प्रशिक्षण ) संवर्ग 
कमेशाला सहायक 

390 

100 % 
2 | दफ्तरी 

01 । - 

100 % 


सरल क्रमांक 4 

में से जो 
मान्यता प्राप्त 
बोर्ड से पूर्व 

माध्यमिक 
( आठवीं) परीक्षा 
उत्तीर्ण हो । 


01 


100 % 


वाहन चालक 

संचालनालय 
4 | भृत्य , चौकीदार, स्वीपर | 


1472 


100 % 


अनुसूची - तीन 
(नियम 8 देखिये) 


स . क्र . 


| 


सेवा या पद का नाम 


सीमा 


। (1) 


(2) 


| कमेशाला सहायक 


18 वर्ष 


न्यूनतम आयु अधिकतम 

विहित शैक्षणिक अर्हताएं 
आयु सीमा 
(3) (4) 
तकनीकी संवर्ग 

30 वर्ष 7 (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक 
( छत्तीसगढ़ | ( आठवीं) परीक्षा उत्तीर्ण । 
राज्य के ( 2 ) राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् 

स्थानीय द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण 
निवासियों के संस्था से अनुसूची - एक के कॉलम ( 7 ) 
लिये 35 वर्ष ) में दर्शाये ट्रेड में अखिल भारतीय ट्रेड 

टेस्ट उत्तीर्ण या अनुसूची - एक के 
कॉलम (7) में वर्णित ट्रेडों में अखिल 

भारतीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण । 
- तदैव 

- तदैव | (1 ) मान्यता प्राप्त मण्डल से 8वीं बोर्ड | 

या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2 ) हल्के / भारी वाहन चलाने का 

लाईसेंस होना चाहिए । 
- तदैव 

- तदैव ( 1) मान्यता प्राप्त मण्डल से 5वीं बोर्ड 

या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
टीप : - ये पद अंतर – परिवर्तनीय है । 


वाहन चालक संचालनालय 


चतुर्थ श्रेणी ( भृत्य, स्वीपर, 
चौकीदार) 


392 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


क 


___ सेवा के पद का 

नाम जिससे 
पदोन्नति की जानी 


__ अनुसूची - चार 

(नियम 11, 13 एवं 14 देखिये) 
पद के लिए सेवा के पद का नाम | विभागीय पदोन्नति / भर्ती समिति का 
अपेक्षित अनुभव | जिस पर पदोन्नति की 

पदनाम 
जानी है 


( 2 ) 


(3 ) 
5 वर्ष 


दफ्तरी 


चतुर्थ श्रेणी ( भृत्य , 
स्वीपर, चौकीदार ) 


पदोन्नति समिति द्वारा 
1. संयुक्त संचालक 
2. उप संचालक ( प्रशिक्षण) 
3. सहायक संचालक ( प्रशिक्षण ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रदीप कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव . 


Atal Nagar, the 15th May 2019 


NOTIFICATION 


AM 


No. F 1 - 17/ 2019/SD/ 42. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 

of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following Further amendment In the 
Chhattisgarh Industrial Training (Class -IV ) service Recruitment Rule 2005, namely : 

AMENDMENT 
In the said rules : 
1. In Rule 6 , in sub rule (1), for clause (a ) the following shall be substituted, namely : 

" (a ) by Written / Skill Test for Technical Post and selection on the basis of Merit for Non - Technical 

Post, any other selection process for direct recruitment shall be as prescribed by the State 

Government in this behalf. " 
2. 

In Rule 11, for sub -rule (3 ), the following shall be substituted , namely : 
" (3 ) The Promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Services (promotion ) 

Rules 2003 . " 
3 . For schedule -I, II, III and IV , the following shall be substituted namely : 

SCHEDULE - I 
( See Rule - 5 ) 


Classification 


| 


Remarks 


Pay 
Matrix 


No. 


Total 
number of 
duty posts 


Name of 

the post 
included in 
the service 

2 


Appointing 
Authority 


3 


390 


Workshop 
Atendent 


| 5 
TECHNICAL / NON - TECHNICAL CADER 
Class - IV Pay Principal 

Matrix ( Principal 
Level - 2 Grade -I/ 

Principal 
Class- II ) 


Sanctioned posts of 
workshop attendents each 
institute shall be filled up 
serially from the following 
trade: 
1 . Post- Electrician 
2 . Post - Welder 
3. Post - Fitter 
4 . Post - ( any one from ) 
Motor Mechanic / Diesel 


SORTIE 176143 , ferich 31 2019 


392 ( 3 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Mechanic /Tractor Mechanic 
/ Driver cum Mechanic 
5 . Post - Computer operator 
and progamming assistant 
(COPA )/Data Entry 
Operator/Mechanical 
Computer Hardware ( Any 
One from above ) 
6 . Post - Electronic 
7 . Post - Wireman 
8 . Post - Cutting Tailoring / 
Dress Making / Fashion 
Technology / Steno Hindi / 
Steno English (any one from 
these ) If any institution more 
than 8 sanctioned posts shall 
be filled up as per above . 


2 


Daftari 


01 


Class- IV 


. .do . . 


01 


Class -IV 


Driver 
Directorate 


..do.. 


Pay 
Matrix 
Level- 2 

Pay 
Matrix 
Level-2 

Pay 
Matrix 
Level- 1 


4 


1472 


Class - IV 


..do .. 


Class- IV 
( Peon / 
Chowkidar / 
Sweeper) 


SCHEDULE - II 
(See Rule -6 ) 


S . 


Remarks 


No . 


Name of 

the post 
included in 
the service 


Total Percentage of the Number of duty post to be 
number of 

filled in 
duty post 

By direct By promotion | By temporary 
recruitment of the Transfer of 
[ See rule members of the persons 
6 (1)(a)] the service from other 

[ See rule 6 service [ See 

(1)(b ) ] rule 6 ( 1) (c ) ] 
| (3) ( 4 ) 

(6 ) 
TECHNICAL / NON - TECHNICAL CADER 


(1) | 


(2) 


(5 ) 


390 


100 % 


Workshop 
Attendent 
Daftari 


2 


01 


100 % 


Candidate specified in 
Serial No. 4 who have 
passed Middle School 

Examination 
(8 th ) shall be eligible 

for promotion 


01 


100 % 


1472 


100 % 


Driver 
(Directorate ) 
Class -IV 
(Peon / 
Chowkidar/ 
Sweeper ) 


392 (4 ) 


GRATUIG 15142 , farlic 31 - 


2019 


SCHEDULE - III 

(See Rule - 8) 


Remark 


Name of the 
Service /post 


Minimum 
Age Limit 


Maximum 
Age Limit 


Prescribed Educational 

Qualification 


No. 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) (4 ) 

(5 ) 
TECHNICAL / NON - TECHNICAL CADER 


18 Year 


( 1) 


Workshop 
Atendent 


30 Year (35 

Years for 
lacal resident 

of state 
chhattisgarh ) 


( 2 ) 


Should have passed 8th class 
examination from any 
recognized Board . 
Should have passed All India 
Trade Test from the Industrial 
Training Institute recognized by 
National Council of Voational 
Training in the Trade mentioned 
in column (7 ) of Schedule - I 
or passed All India Apprentice 
Examination in trades mentioned 
in column ( 7) of Schedule - 


...do ... 


...do... 


( 1) 


. 40 . . . 


Driver 
(Directorate ) 


Should have passed 8th class 
examination or equivalent 
examination from any 
recognized Board . 
Should have valid Light / Heavy 
Motor Vehicle Driving licence 
Should have passed 5th class 
examination or equivalent 
examination from any 
recognized Board . 
Note : - These posts are 
Interchangeable. 


...do... 


...do ... 


Class - IV 
( Peon / 
Chowkidar/ 
Sweeper) 


SCHEDULE - IV 
(See Rule - 11, 13 & 14 ) 


S . 


Name of service 
of Post to which 
promotion is to 

be made 


Minimum experience 
period for eligibility 

for promotion 


Nameofmember of the Departmental 

Promotion Committe 


Name of service 
of Post from 

which 
promotion is to 
be made 

( 2 ) 
Class - IV (Peon / 
Chowkidar / 
Sweeper ) 


(3 ) 
Daftari 


(4 ) 
5 years 


(1 ) 


( 2 ) 


: 


(5 ) 
Joint Director- Chairman 
Deputy Director - ( Training ) 
member 
Assistant Director ( Training ) 
member 


(3 ) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

PRADEEP KUMAR MISHRA , Joint Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


